रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/97 


REGD. NO . D. L.-33004/ 97 


मपपेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


. असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ।। - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3.--Sub- section ( ii ) 


खण्ड 


PARTIA 


" ATTI 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 335 ] 
No. 335 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 1997 / ज्येष्ठ 16, 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6 , 1997 / JYAISTHA 16 , 1919 . 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 जून, 1997 
का . आ . 429( अ ). --विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 54 ) की धारा 43- क की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार तत्कालीन विधुत एवं अपारंपरिक लर्जा स्रोत मंत्रालय के का. आ . संख्या 251( ) दिनांक 30 मार्च, 1992 की भारत सरकार की 
अधिसूचनाओं में निम्नवत और संशोधन करती है, अर्थात् : 

यथोक्त अधिसूचना के चौथे प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -- 

" बशर्ते तकनीकी - आर्थिक स्वीकृति में अनुमोदित लागत की अपेक्षाविदेशी मुद्रा विनियम में भिन्नता अथवा कानून में परिर्वतन अथवा अन्य किसी 
कारणवशजिसके लिए विद्युत उत्पादन कंपनी अथवा इसके सप्लाईकर्ता अथवा ठेकेदार उत्तरदायी न हों, जिसका संबंधित सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया 
गया हो , यदि परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए मध्यावधि समीक्षाकिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष में एक बार संबंधित सरकार की सिफारिश के साथ 
परियोजना विकासकर्ता प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सकता है : 

बशर्ते परियोजना विकासकर्ता द्वारा बनाए गए विशिष्ट कारणों के लिए, प्राधिकरण वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार पूंजीगत लागत हेतु मध्यावधि 
समीक्षा की अनुमति प्रदान कर सकते है । " 


[ फा. सं. 6/1/ टैरिफ //96 ] 

राकेश कक्कड़, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : - मुख्य अधिसूचना का. आ. सं. 251 ( अ ) दिनांक 30 मार्च, 1992 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा सदुपरांत निम्नलिखित 
के द्वारा संशोधन किए गए : 

( 1 ) का . आ . 36 ( अ ) दिनांक 19 जनवरी , 1994 
( 2 ) का . आ . 605 ( अ ) दिनांक 22 अगस्त, 1994 
( 3 ) का. आ . 39 ( अ ) दिनांक 12 जनवरी 1995 
( 4 ) का . आ . 167 ( अ ) दिनांक 6 नवंबर, 1995 
( 5 ) का. आ . 151 ( अ ) दिनांक 26 फरवरी , 1997 
( 6 ) का. आ . 332 ( अ ) दिनांक 17 अप्रैल , 1997 
( 7 ) का . आ . 410( अ ) दिनांक 22 मई , 1997 


1419GI/ 97 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) ] 


MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th June , 1997 
S .O . 429 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 43 A of the Electricity (Supply ) Act, 
1948 (54 of 1948 ), the CentralGovernment hereby makes the following further amendments in the notification of the Govern 
ment of India in the then Ministry of Power and Non -conventional Energy Sources No. S .O . 251 (E ), dated the 30th March , 
1992 , namely : 

In the said notification , for the fourth proviso , the following provisos shall be substituted , namely : 

" Provided further that if the capital cost of the project increases, in comparison to the cost approveed in the Techno 
economic - Clearanc , on account of foreign exchange variation or change of law or any other reasons not attributable to the 
Generating Company or its suppliers or contractors , which has been approved by the competent Government, the project 
developer may approach the Authority with the recommendations of the competent Government, not more than once in a 
Tinancial year for the mid -term review of the capital cost: 

Provided further that the Authority may , for special reasons to be specified by the project developer, allow the mid -term 
review of the capital cost more than once in a linancial year," 


L 


] 


[F .No. 6 /1/Tariff /96 ] 

RAKESH KACKER , Jt. Secy . 
Foot Note : - - The principal notification was published vide No. S .O . 251 ( E ), dated the 30th March , 1992 and subsequently 
amended vide No. -- 

(1) S.O . 36 ( E ) dated 19th January, 1994 
(2 ) S.O . 605 ( E ) dated 22nd August, 1994 
(3) S.O . 39 ( E ) dated 12th January, 1995 
(4 ) S .O . 167 (E ) dated 6th November , 1995 
(5 ) S .O . 151 (E ) dated 26th February , 1997 
(6 ) S. O . 332 (E ) dated 17th April, 1997 
(7) S.O . 410 (E ) dated 22nd May, 1997 - - 


Printed by the Manager. Govt of India Press , Ring Road , Mayupuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1997 


